निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 287 ) 


7 आषाढ 1934 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 28 जून 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

27 जून 2012 
सं0 नि प्रा०/ नि० 1 - 02 / 2011 खंड/ 9026 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 8109 , दिनांक 
24. 05.2012 द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानो मत्स्यजीवी सहयोग समिति सहित अन्य मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के 
निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था । 

( 2 ) इस बीच मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड , छौड़ादानो के संबंध में गंभीर अनियमितता की शिकायत प्राप्त 
हुई कि अंचलाधिकारी - सह -निर्वाचन पदाधिकारी , छौड़ादानो द्वारा समिति के एक सदस्य श्री मनजीत महतो का नाम मतदाता 
सूची में रहते हुए भी नामांकन की तिथि दिनांक 19.06.2012 को ही उनका नामांकन इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया 
कि मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है । प्रथम दृष्टया संवीक्षा के पूर्व नामांकन पत्र नामंजूर करना प्राधिकार द्वारा जारी 
दिशा -निदेशों के प्रतिकूल है । चूंकि दिशा -निदेश में यह स्पष्ट रूप से निदेशित है कि नामांकन पत्र , संवीक्षा की तिथि को 
पारदर्शी तरीके से सभी उम्मीदवार की उपस्थिति में आवश्यकतानुसार अस्वीकृत किया जायेगा । प्राधिकार को यह भी सूचना 
मिली थी कि इस तरह के और मामलों में भी निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र स्वीकार करने से इनकार किया गया है , 
जिसके फलस्वरूप छौड़ादानो मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड का निर्वाचन निर्विरोध हो गया है । वर्णित स्थिति में 
प्राधिकार द्वारा उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम निर्वाचन प्रक्रिया के स्तर पर प्राधिकार के पत्रांक 8968 दिनांक 21. 06. 
2012 द्वारा स्थगित कर दी गयी। इस मामले की जाँच- पड़ताल की गई और यह पाया गया कि निर्वाचन पदाधिकारी ने वास्तव 
में कम - से - कम एक व्यक्ति के नामांकन को लेने से इनकार किया है । जाँच के क्रम में एक और गंभीर अनियमितता प्रकाश 
में आया कि निर्वाचन पदाधिकारी - सह - अंचलाधिकारी ने जिस मतदाता सूची के आधार पर नामांकन पत्र प्राप्त करने की 
कार्रवाई की है, वह मतदाता सूची दिनांक 23. 05. 2012 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची से भिन्न है। 

( 3 ) उपर्युक्त आलोक में प्राधिकार द्वारा यह महसूस किया गया कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड , छौड़ादानो , 
पूर्वी चम्पारण के मतदाताओं, खासकर जो मतदाता नामांकन प्रक्रिया से वंचित रह गये हैं , उनके नामांकन के लिए एक 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 जून 2012 
अतिरिक्त अवसर दिया जाना न्यायसंगत होगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड , छौड़ादानो, पूर्वी चम्पारण 
के निर्वाचन कार्यक्रम को निम्नवत् पुनर्निर्धारित किया जाता है : 


(i) | अतिरिक्त नामांकन की तिथि 


(ii) | संवीक्षा की तिथि 


30. 06 . 2012 ( शनिवार ) 
11.00 बजे पूर्वाह्न से 3. 00 बजे अपराह्न तक 
02. 07. 2012 ( सोमवार ) 
11.00 बजे पूर्वाह्न से लगातार 
03. 07. 2012 ( मंगलवार ) 
23. 07. 2012 ( सोमवार ) 
23.07.2012 की संध्या / 
24. 07.2012 ( मंगलवार ) 


(iii) अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि 
(iv ) | मतदान , अगर आवश्यक हो 
( v) | मतगणना 


( 4 ) उपर्युक्त हद तक बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 8109 , दिनांक 24.05 .2012 को 
संशोधित किया जाता है । 

___ (5 ) जिन उम्मीदवारों द्वारा पूर्व में नामांकन दाखिल किया गया है , उन्हें पुनः नामांकन पत्र दाखिल करने की 
आवश्यकता नहीं होगी । पूर्व में प्राप्त नामांकन पत्रों सहित सभी नामांकन पत्रों को संवीक्षा में शामिल किया जायेगा । 

( 6 ) नामांकन/ संवीक्षा के लिए उसी मतदाता सूची का उपयोग किया जायेगा जिसका विधिवत् प्रकाशन दिनांक 
23. 05.2012 को किया गया था और जिसकी एक मूल प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी के पास उपलब्ध है । 

( 7 ) प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड , छौड़ादानो के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप 
में नियुक्त अंचलाधिकारी , छौड़ादानो को निर्वाचन कार्य से मुक्त किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी , रक्सौल को उक्त 
समिति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है । वे संवीक्षा की तिथि को स्वयं अंचल 
कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। नामांकन पत्र सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दायर किया जा सकता है । सहायक निर्वाचन 
पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए अनुमंडलाधिकारी , रक्सौल को प्राधिकृत किया जाता है । सहायक निर्वाचन पदाधिकारी 
अनुमंडल में पदस्थापित उप - समाहर्ता होंगे । 

( 8 ) नामांकन एवं संवीक्षा की पूरी कार्रवाई की विडियोग्राफी करायी जायेगी । 

( 9 ) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन का संचालन प्राधिकार के पत्र संख्या 8807 , 
दिनांक 11. 10. 2011. जो पर्व में ही उपलब्ध करायी जा चकी है. में दिये गये अनदेशों के अन 

आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 287 - 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


